120 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 18 , 1997 (MAGH . 29, 1918 SAKA ) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 24 जनवरी, 1997 


d 


क्रमांक 3357 -ज -96/ 1215. - श्री पहलाद सिंह, पुन श्री चन्द्रभान निवासी गांव गागड़वास, तहसील महेन्द्रगढ़ , 
जिला महेंन्द्र गढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अधीन 
सरकार की मधिसूचना क्रमांक 1753- ज-( 1 )-76/30374 ,दिनांक 29 सितम्बर , 1976 द्वारा 150 रुपये और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज-I - 79/ 44044, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा बढाकर 300 रुपये वार्षिक और इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
2944-ज -93 /15918,दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 


2 . 


अब श्री पह्लाद सिंह की दिनांक 6 अक्तूबर, 1996 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4, 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री पहलाद सिंह की विधवा श्रीमती जयदेई के नाम खरीफ 
1997 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

( हस्ताक्षर) . 
उप . सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


कृषि विभाग 


दिनांक 30 जनवरी, 1997 


सं ० 421- कृषि-II ( 4) -97/1475. - पंजाब बिनौला नियंत्रण आदेश, 1965 के खण्ड ( I) के उप - खण्ड (iii ) 
मारा प्रदान को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रथम अप्रैल , 1997 को , उस तिथि 
के रूप में नियत करते हैं, जिसको सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में उक्त आदेश लागू होंगे । 


धर्मवीर , 


पायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 30th January , 1997 


No. 421 -Agri.II( 4)-97/ 1475. — In excercise of the powers conferred by sub - clause ( iii ) of clause I 
of the Punjab Cotton Seed Control Order , 1965, the Governor of Haryana hereby appoints the 1st 
April, 1997 to be the date on which the said order shall come into force in whole of the State 
of the Haryana . 


DHARAM VIR , 


Commissioner and Secretory to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


LATE NOTIFICATION 


। 


